रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33004/97 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 97 


सम्पपवजयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3 - Sub-section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0 1761 
No. 176 ] 


नई दिल्ली , शनिवार , मार्च 21 , 1998 / फाल्गुन 30 , 1919 
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 21, 1998 /PHALGUNA 30 , 1919 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1998 
का. आ. 233 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, कोयला खान पेंशन स्कीम , 
1998 ( सा . का .नि . संख्यांक 123 ( अ) , तारीख 5 मार्च, 1998 द्वारा राजपत्र 
में प्रकाशित ) के पैरा 1 के उप - पैरा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, 31 मार्च, 1998 को उस तारीख के रूप में नियत करती है 
जिसको उक्त स्कीम प्रवृत्त होगी । 

[ सं. 20 / 36 / 96 - एएसओ ] 
जी . बी. मुखर्जी संयुक्त सचिव 


कोयला मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1998 
का . आ . 232( अ ). - केन्द्रीय सरकार , कोयला खान भविष्य निधि 
तथा प्रकीर्ण उपबंध ( संशोधन ) अधिनियम, 1996 ( 1996 का 23 ) की 
धारा 1 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 31 मार्च, 
1998 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम 
प्रवृत्त होगा । 

[ सं. 20/ 36 / 96 - एएसओ] 

जी . बी. मुखर्जी, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF COAL 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 20th March, 1998 
S . O . 232 (E ) . — In exercise of the powers conferred by 
sub - section (2 ) of section 1 of tho CoalMines Provident Fund 
and Miscellaneous Provisions (Amendment) Act, 1996 (23 
of 1996 ), the Central Government hereby appoints the 31st 
day of March , 1998 as the date on which the said Act shall 
come into force. 

[ No. 20/ 36/ 26 - ASO] 
G. B. MUKHERJI, Jt. Secy . 


NOTIFICATION 
New Delhi , the 20th March, 1998 


. 


S. O . 233( E). - - In exercise of the powers conferred by 
Sub -paragraph (2 ) of paragraph 1 of the Coal Mines Pension 
Scheme, 1998 ( Published in the Official Gazette vide num 
ber G . S . R. 123 ( E), dated the 5th March, 1998 ), the Central 
Government hereby appoints the31st day of March, 1998 as 
the date on which the said Scheme shall come into force . 

[ No. 20 /36/ 96- ASO ] 
G. B. MUKHERJI , Jt. Secy 


186G / 98 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , King Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 - - 1998. 


